रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


LAD 


-: 


RU 


MYE 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 11 , 2018 / आषाढ़ 20 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2018 /ASHADHA 20 , 1940 


सं . 264 ] 
No. 264 ] 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


(उच्च शिक्षा विभाग ) 
( झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018 
फा. सं. सीयूजे / स्टेट्यूट / 1 / 2010 . केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 ( 2009 का 25 ) की धारा 27 की उपधारा 
( 2) के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य परिषद, कुलाधिपति के अनुमोदन पर , एतद्द्वारा झारखण्ड केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय परिनियम में संशोधन के लिए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है । 
1. (1) ये परिनियम झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2018 कहलाएंगे । 

(2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
2 . झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम में, परिनियम 10, उप परिनियम (5) हेतु निम्ननुसार प्रतिस्थापित होंगें , नामतः । 


अध्यक्ष 


"5(i) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः 
| क. कुलाधिपति 

ख. कुलपति 
ग. प्रति कुलपति , यदि कोई हो 
घ. डीन, अध्ययन स्कूल 
च. डीन, छात्र कल्याण 
छ. कुलानुशासक 


सदस्य (पदेन ) 
सदस्य (पदेन) 
सदस्य (पदेन ) 
सदस्य (पदेन ) 
सदस्य (पदेन ) 


3963 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


ज. कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन ऐसे पुरूष / महिलाएं जिनका सार्वजनिक जीवन में | सदस्य 
महत्वपूर्ण स्थान हो अथवा जिन्हें शिक्षा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो 
अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए विशिष्ट सेवाएं दी हों 
झ. कार्य परिषद द्वारा नामित समाज का एक प्रतिनिधि (एनजीओ / उद्योग / विधि | सदस्य 
| समुदाय / विशिष्ट नागरिक ) 
ट. कुलपति द्वारा नामित शिक्षा एवं सार्वजनिक जीवन क्षेत्र के दो विशिष्ट व्यक्ति सदस्य 
ठ . रोटेशन आधार पर, वरीयता के अनुसार दो प्राध्यापक, जो डीन न हों 

सदस्य 
ड. कुलपति द्वारा द्वारा नियुक्त रोटेशन आधार पर, वरीयता के अनुसार दो सह सदस्य 
प्राध्यापक , जो डीन न हों 
| त. कुलपति द्वारा नियुक्त रोटेशन आधार पर, वरीयता के अनुसार दो सहायक सदस्य 
प्राध्यापक 
थ. पूर्व छात्र एसोशिएशन की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा नामित पूर्व छात्र सदस्य 
एसोशिएशन का एक प्रतिनिधि 
द . अध्यादेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी | सदस्य 
समुदाय, प्रत्येक में से एक - एक , तीन निर्वाचित होने वाले सदस्य 
ध . कुलसचिव 

| सदस्य सचिव (पदेन ) 


5(ii) पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगा । 
5(iii ) कोर्ट के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या से गणपूर्ति होगी " 

प्रो . मनोज कुमार , कुलसचिव प्रभारी 

[विज्ञापन - III / 4/ असा./ 140 / 18 ] 
पाद टिप्पणी : मुख्य परिनियम सर्वप्रथम बनाए गए तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनिमय, 2009 (2009 का 25 ) की दूसरी अनुसूची 

के रूप में रखे गए एवं अंतिम संशोधन दिनांक 8 अगस्त , 2017 की अधिसूचना संख्या झा .के.वि. / 
विनियम / 04 / 2010 द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


(Department of Higher Education ) 


(CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th July , 2018 


F. No. CUJ/Statute / 1/ 2010 /. — In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of section 27 of the 
Central Universities Act , 2009 (25 of 2009 ), the Executive Council , with the approval of the Visitor, hereby makes the 
following amendments further to amend the CentralUniversity of Jharkhand Statutes. 


1 . ( 1) These Statutes may be called as the Central University of Jharkhand ( Amendment) Statutes, 2017. 


(2 ) They shall come in force on the date of their publication in the OfficialGazette. 


[ HTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the Central University of Jharkhand Statutes, in Statute 10 , for sub -statute (5 ), the following shall be 
substituted , namely : 
" 5 (i) The Court shall consists of the following members , namely : 


Chairman 


a) 
b ) 
c) 
d ) 
e ) 
f) 


Chancellor 
Vice -Chancellor 
Pro - Vice Chancellor if any 
Deans, School of Studies 
Dean , Students Welfare 
Chief Proctor 


Member (Ex- officio ) 
Member (Ex-officio ) 
Member (Ex-officio ) 
Member (Ex -officio ) 
Member (Ex-officio ) 


g ) 


Three persons who are men /women of standing in public life or Member 
have special knowledge or practical experience in education or 
have rendered eminent services in the cause of education to be 
nominated by the visitor. 


h ) 


One representative of Civil society (NGO / industry / Legal Member 
Fraternity / Eminent Citizens ) to be nominated by the Executive 
Council 


Two person of distinction in academic and public life , to be Member 
nominated by the Vice Chancellor 


Two Professors who are not Deans, by rotation in order of Member 
seniority 
Two Associate Professors who are not Deans, by rotation Member 
according to seniority , to be appointed by the Vice Chancellor 


k ) 


1) 


Two Assistant Professors, by rotation according to seniority , to be | Member 
appointed by the Vice -Chancellor 


m ) One Representative of Alumni Association to be nominated by the Member 

Vice Chancellor on the recommendation of alumni Association 


n ) 


Three members to be elected one each from / among teachers , Member 
employees and students according to the procedure that may be 
prescribed by the Ordinances 


o ) 


Registrar 


Ex -officio Member 
Secretary 


(5 ) (ii) All the members of the Court, other than Ex- officio members shall hold office for a term of three years. 
(5 ) (iii ) One third of the totalmembers of the court shall form quorum of the court .” 

Prof. MANOJ KUMAR , Registrar I/c 

[ ADVT.- III /4 /Exty ./ 140/ 18 ] 


Foot Note : The Principal Statutes were first enacted and set out as the Second Schedule to the Central Universities Act, 

2009 (25 of 2009) and last amended vide notification number CUJ/Regulations/4 /2010 dated 08 .08 .2017. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 

RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018 .07.12 20:00:38 
+ 05 30 


